PART I ]] 


HAKYANA GOVT GAZ ., YOV . 30 , 1999 ( AGHN 9 , 1921 SAKA ) 


783 


हरियाणा भण्डारागार निगम पचकूला 


दिनांक 3 नवम्बर, 1999 


स ० हरि. भ. नि ./ ई- 32 /ए-11/ 99 / 51610. - भण्डारागार निगम अधिनियम , 1962 की धारा 42 द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों तया इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार को पूर्व स्वीकृति 
से हरियाणा भण्डारागार निगम कर्मचारी उपदान विनियम , 1992 को पागे संशोधित करने के लिए हरियाणा भण्डारागर 
निगम प्रबन्धक निर्देशक इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं अर्थात : 


1 . 


( क ) ये विनिमय हरियाणा भण्डारांगार निगम कर्मचारी उपदान (संशोधन ) विनियम , 1999 कहे जा सकते है 


( ब ) ये 21 अप्रैल , 1992 से लागू समझे जाएगे । 


2. हरियाणा भण्डारागार निगम कर्मचारी उपदान विनियम , 1992 में विनियम 3 में उप विनियम ( 3 ) में “ 16 गुणा " 
अंकों तथा शन्दों के स्थान पर " 16 गणा " अंक तथा शब्द रखे जाएंग । 


वी ० 

० एस ० कण्डू 
प्रबन्धक निदेशक 


HARYANA WAREHOUSING CORPORATION PANCHKULA 


The 3rd November, 1999 


No, HWC /E - 32 /A - 11/ 99 /51610. - In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing 
Corporations Act, 1962 , and all other powers enabling him in this behalf , and with tae previous sanction 
of the State Government, Managing Director of the Haryana Warehousing Corporation bereby makes 
the following regulations further to amend the Haryana Warehousing Corporation Empolyees Gratuity 
Regulations , 1992, namely: 


1. (i) These regulationsmay be called the Haryanı Warehousing Corporation Employers 

Gratuity (Amendment) Regulations, 1999 . 


(ii) They shall be deemed to bave come into force with effect from 21st April , 1992 . 


2. In the Haryana Warehousing Corporation Employees Gratuity Regulations, 1992 , in 
regulation 3 in sub regulation (3) for the figures and word “ 16 times " the figures and word " 161 
times shall be substituted . 


V. S. KUNDU , 


Managing Director . 


लोक निर्माण विभाग 


भवन एवं सड़क शाखा 


गुडगांवा सर्कल 


दिनांक 21 अक्तूबर, 1999 


संख्या नं ० 28 जी ० ए ०/ 87- डी / 7.-- कि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते है कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक 
वर्च पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: एच ० एन ० पी ० पी ० रोड़ से उजीना सड़क बार तहसील नूहं जिला 
गुडगांवा के लिये अपेक्षित है. एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन 
के लिए अपेक्षित है । 


